47. उसी (अल्लाह) की तरफ ही वक्ते कियामत के 
इल्मका हवाला दिया जाता है, और न फल अपने 
गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है 
और न वोह बच्चा जनती है मगर (येह सब कुछ) उसके 
इल्म में होता है। और जिस दिन बोह उन्हें निदा फूरमाएगा 
कि मेरे शरीक कहां हैं (तो) वोह (मुशरिक) कहेंगे : हम 
आपसे अर्ज किए देते हैं कि हम में से कोई भी (किसी के 
आपके साथ शरीक होने पर) गवाह नहीं है। 


48. वोह सब (बुत) उनसे गाइब हो जाएंगे जिनकी वोह 
पहले पूजा किया करते थे और वोह समझ लेंगे कि उनके 
लिए भागने की कोई राह नही रही। 


49, इन्सान भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर उसे 
बुराई पहुंच जाती है तो बहुतही मायूस, आसो उम्मीद तौड 
बेठने वाला हो जाता है। 


50. और अगर हम उसे अपनी जानिब से रहमत (का 
मजू) चखा दें उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंच चुकी 
थी तो वोह जुरूर केहने लगता है कि येह तो मेरा हक्क था 
और मैं नहीं समझता कि कियामत बरपा होनेवाली है और 
अगर मैं अपने रबकी तरफ लौटाया भी जाऊं तो भी उसके 
हुजूर मेरे लिए यकीनन भलाई होगी सो हम जरूर कुफ्र 
करनेवालों को उन कामों से आगाह कर देंगे जो उन्होंने 
अंजाम दिए और हम उन्हें जुरूर सख्त तरीन अजाब (का 
मजा) चखा देंगे। 


5. और जब हम इन्सान पर इनआम फरमाते हैं तो वोह 
मुंह फेर लेता है और अपना पेहलू बचा कर हम से दूर हो 
जाता है और जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो लम्बी चौड़ी 
दुआ करनेवाला हो जाता है। 


27 55%. 88: १५ )-४५ 


न 


५ 72 १4४५ 45 ६4 
(0) 28४७४ 64 ५४५०5 ५४ 


'अन्ी॥८3522८: 9४525 
(9 ०५8 ४४-#.-4॥4..०८ 


/#3> “9 


(५8 (कक “डे 


कि (| | 


46 6६८ गा! । 


९४% 





52. फूरमा दीजिए : भला तुम बताओ अगर येह 
(कुरआन) अल्लाह ही की तरफ से (उतरा) हो फिर तुम 
उसका इन्कार करते रहो तो उस शख्स से बढ़ कर गुमराह 
कौन होगा जो परले दर्जेकी मुखालिफृत में (पड़ा) हो। 


53. हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां अतराफे 
आलम में और खुद उनकी जातों में दिखा देंगे यहां तक 
कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वोही हक्क है। क्या 


| 
ईर७ 

है 
८ 


(*७८ 
फ्र्‌ 
६२७ 
है 
कर 
ब््र्‌ 
न 
पद 


$७ ४७-+- 
रे 
3 
६३९० 
है 
हि 


७ 
७ 
* 


ज्टे 
हि 
चर 


६ 


७ 


० है 
+ 5 + 
कर (> ने 
गए १ २५३ 
+ 


।।॒ ढा'ः 


आपका रब (आपकी हक्कानियत की तस्दीक के लिए) 
काफी नहीं है कि वोही हर चीज पर गवाह (भी) है। 


54. जान लो कि वोह लोग अपने रबके हुजूर पेशी की 
निस्‍्बत शक में हैं, खूबरदार ! वोही (अपने इल्मो कुदरत 
से) हर चीज का अह्ाता फरमानेवाला है। 


शिकिक, 
स्द्रय / 20%) 7 «४ 
टोन (5002 ६ 
हा 2 ज्ड्ंटडि>्ः- 


अल्लाहके नाम से शुरूअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फुरमानेवाला है। 


. हा मीम । बा मा'ना अल्लाह और । 


2, ऐन सीन काफ। रसूल 052 ही बेहतर जानते हैं) 


3. इसी तरह आपकी तरफ और उन (रसूलों) की तरफ 
जो आप से पहले हुए हैं अल्लाह वही भेजता रहा है जो 
गालिब है बड़ी हिक्मतवाला है। 

4. जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीनमें है 
उसीका है, और वोह बुलंद मर्तबत, बड़ा बा अजृमत है। 


5. करीब है आस्मानी कुर्रे अपने उपर की जानिब से फट 


४8226&2..258 





पडें और फरिश्ते अपने रबकी हम्द के साथ तस्बीह करते 
रेहते हैं और उन लोगों के लिए जो जमीन में हैं बख्शिश 
तलब करते रेहते हैं | याद रखो, अल्लाह ही बड़ा 
बख्शनेवाला बहुत रहम फरमानेवाला है। 


6. और जिन लोगों ने अल्लाहको छोड कर बुतोंको दोस्तो 
कारसाज्‌ बना रखा है अल्लाह उन (के हालात) पर खूब 
निगेहबान है और आप उन (काफिरों) के जिम्मेदार नही 
हैं। 

7. और उसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी जूबान में 
कुरआन की वही की ताकि आप मक्कावालों को और उन 
लोगों को जो इसके इर्द गिर्द रेहते हैं डर सुना सकें, और 
आप जमा!” होने के उस दिन का खौफ दिलाएँ, जिसमें 
कोई शक नहीं है। (उस दिन) एक गिरोह जन्नत में होगा 
और दूसरा गिरोह दोजूख में होगा। 


8. और अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको एक ही उम्मत 
बना देता लेकिन वोह जिसे चाहता है अपनी रहमत में 
दाखिल फरमाता है, और जालिमों के लिए न कोई दोस्त 
होगा और न कोई मददगार। 


9. क्या उन्होंने अल्लाहको छोड़ कर बुतों को अवलिया 
बना लिया है, पस अल्लाह ही वली है (उसी के दोस्त ही 
अवलिया हैं) और वही मुर्दों को जिन्दा करता है और 
वोही हर चीज पर बड़ा कादिर है। 

]0.और तुम जिस अम्न में इख्तिलाफ करते हो तो उसका 
फैसला अल्लाह ही की तरफ (से) होगा, येही अल्लाह मेरा 
रब है उसी पर में ने भरोसा किया और इसी की तरफ में 
रजूअ करता हूं। 





(3) 


४ 2 0 2 
४ ०२५४ 


ःी 


4८2 


कह 9] 


“हक & २ ] सर 
०४ | 2 


्र्र 





]. आस्मानों और जमीन को अदम से वजूद में 
लानेवाला है, उसीने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिनसों से जोड़े 
बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए और तुम्हें इसी 
(जोडोंकी तदबीर) से फैलाता है, उसके मानिन्द कोई 
चीज नहीं है और वही सुननेवाला देखनेवाला है। 


]2. वोही आस्मानों और जुमीनकी कुंजियों का मालिक 
है (या'नी जिस के लिए वोह चाहे खजाने खोल देता है) 
वोह जिस के लिए चाहता है रिज्को आता कुशादा फरमा 
देता है और (जिसके लिए चाहता है) तंग कर देता है। 
बेशक वोह हर चीज का खूब जानने वाला है। 


3. उसने तुम्हारे लिए दीन का वोही रास्ता मुक॒र्रर 
'फुरमाया जिसका हुक्म उसने नूह (४४) को दिया था 
और जिसकी वही हमने आपकी तरफ भेजी और जिसका 
हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा व ईसा ( ££) को दिया था 
(वोह येही है) कि तुम (इसी) दीन पर काइम रहो और इस 
में तफ़रिका न डालो, मुशरिकों पर बहुत ही गिरां है वोह 
(तौहीद की बात) जिसकी तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं। 
अल्लाह जिसे (खुद) चाहता है अपने हुजूर में (कुर्बे खास 
के लिए) मुन्तखब फरमा लेता है और अपनी तरफ 
(आने की) राह दिखा देता है (हर) उस शख्स को जो 
(अल्लाह की तरफ) कलबी र॒जूअ करता है। 

]4. और उन्होंने फिरका बंदी नहीं की थी मगर इसके 
बाद जबकि उनके पास इल्म आ चुका था महज 
आपसकी जिद (और हट धर्मी) की वजह से, और अगर 
आपकेरबकी जानिबसे मुकर्ररा मुद्दत तक (की मोहलत) 
का फरमान पहले सादिर न हुवा होता तो उनके दरमियान 
फैसला किया जा चुका होता, और बेशक जो लोग उनके 


७. | ३*% ५ 


रह. 


3८ दूँ | (5455४ 
७ ० 58 | | 95.5 ५ ५ 


थ्र 
39432 (5०५ 2.99 
दर चतप ०० (४१ 

दे &६८/८ ८ ग् 

० 


नी 
छा 
2452 2 है) 0 ६ ही 





बाद किताब के वारिस बनाए गए थे वोह खुद उसकी 
निस्‍्बत फरैब देनेवाले शक में (मुब्तिला) हैं। 


]5. पस आप उसी (दिन) के लिए दा'वत देते रहें और 
जैसे आपको हुक्म दिया गया है (उसी पर) कायम रहिए 
और उनकी ख़्वाहिशात पर कान न धरिये, और (येह) 
'फरमा दीजिए : जो किताब भी अल्लाह ने उतारी है मैं उस 
पर ईमान रखता हूं , और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 
तुम्हारे दरमियान अदलो इन्साफ करूं । अल्लाह हमारा 
(भी) रब है और तुम्हारा (भी) रब है, हमारे लिए हमारे 
आ'माल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आ'माल, हमारे और 
तुम्हारे दरमियान कोई बहसो तकरार नहीं, अल्लाह हम 
सबको जमा' फरमाएगा और उसी की तरफ (सबको) 
पलटना है। 


]6. और जो लोग अल्लाह (के दीन के बारे) में झगडते हैं 

बाद इसके के उसे कुबूल कर लिया गया उनकी बहसो 
तकरार उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर 
(अल्लाह का) गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। 


]7. अल्लाह वोही है जिसने हक्क के साथ किताब नाजिल 

फ्रमाई और (अदलो इन्साफ॒का) तराजू (भी उतारा), 
और आपको किसने खबरदार किया, शायद कियामत 
करीब ही हो। 


]8. इस (कयामत) में वोह लोग जलदी मचाते हैं जो इस 
पर ईमान (ही) नहीं रखते और जो लोग ईमान रखते हैं 
उससे डरते हैं और जानते हैं कि इसका आना हक्क है, जान 
लो ! जो लोग कियामत के बारे में झगड़ा करते हैं वोह 


5 22३०५ 


दर लत 


3॥६ 
है | 7] है. क्ः 


श्र 





परले दर्जे की गुमराही में हैं। 


]9. अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ो करम 
फरमानेवाला है, जिसे चाहता है रिज्को आता से नवाजुता 
है और वोह बड़ी कुव्वतवाला बडी इज्जृतवाला है । 


20. जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम उसके 
लिए उसकी खेती में मजीद इजाफा फ्रमा देते हैं और जो 
शख्स दुनिया की खेती का तालिब होता है (तो) हम 
उसको उसमें से कुछ अता कर देते हैं फिर उसके लिए 
आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं रेहता। 


2]. क्‍या उनके लिए कुछ (ऐसे) शरीक हैं जिन्होंने उनके 
लिए दीनका ऐसा रास्ता मुकर्रर कर दिया हो, जिसका 
अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, और अगर फैसले का 
फरमान (सादिर) न हुवा होता तो उनके दरमियान किस्सा 
चुका दिया जाता, और बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक 
अजाब है। 

22. आप जूालिमों को उन (आ'माल) से डरनेवाला 
देखेंगे जो उन्होंने कमा रखे हैं और वोह (अजाब) उन पर 
वाके' हो कर रहेगा, और जो लोग ईमान लाए और नेक 
आ'माल करते रहे वोह बहिश्त के चमनों में होंगे, उन के 
लिए उनके रबके पास वोह (तमाम ने'मतें) होंगी जिनकी 
वोह ख्वाहिश करेंगे, येही तो बहुत बड़ा फुज्ल है। 








23, येह वोह (इन्‌आम) है जिसकी खुश खबरी अल्लाह 
ऐसे बंदों को सुनाता है जो ईमान लाएऔर नेक आ'माल 
करते रहे, फूरमा दीजिए ; में इस (तबलीगे रिसालत) पर 
तुम से कोई उजरत नहीं मांगता मगर (अपनी और अल्लाह 
की) कराबतो कुर्बत से मुहब्बत (चाहता हूं) और जो 


(0) 6४ 
22.५ “६ «४3 9 ८2..5) 
ह 4 (2५3.2.००० ५5 ै 2:20“ है, ७ 


2/, / 3 


५५ * ५ £35 १७५ 
८०३3४ 3 <>०.०!। १०४ 


प्र 


हि 
हि |] ५७/2 


(५ 3 ५४4 
(054%#0:80%53 792 


४8% 70) 70 ५ ५ 


/#* *+ 
+ 2०! ) ४ 4 ८» 42 '&2 | 


6 (६ 532 
>24< 34८४ 2४9५८ २९ _$ 
५) # 5७५ 
£ी 4 * ) 25 + :८£ 


-५>०४ ८८5 3:४3 ४:८४ 





शख्स नेकी कमाएगा हम उसके लिए इस में उखरवी 
सवाब और बढ़ा देंगे । बेशक अछाह बड़ा बख्शनेवाला 
कद्रदान है। 

24. क्या येह लोग केहते हैं के इस (रसूल “762 ) ने 
अल्लाह पर झुटा बोहतान तराशा है, सो अगर अल्लाह चाहे 
तो आपके कल्बे अतहर पर (सब्रो इस्तिकामत की) मोहर 
सब्त फरमा दे (ताकि आपको इनकी बेहूदा गोई का रंजन 
पहुंचे), और अल्लाह बातिल को मिटा देता है और अपने 
कलिमात से हक्क को साबित रखता है। बेशक वोह सीनों 
की बातों को खूब जाननेवाला है। 

25. और वोही है जो अपने बंदोंकी तौबा कुबूल फूरमाता 
है और लगजिशों से दरगुजूर फरमाता है और जो कुछ तुम 
करते हो (उसे) जानता है। 


26. और उन लोगों की दुआ कुबूल फ्रमाता है जो ईमान 
लाए और नेक आ'माल करते रहे और अपने फुज्ल से 
उन्हें (उनकी दुआ से भी) जियादह देता है, और जो 
काफिर हैं उन के लिए सख्त अजाब है। 


27. और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रोजी 
कुशादा फरमा दे तो वोह जुरूर जूमीनमें सरकशी करने 
लगें लेकिन वोह (जूरूरियात के) अंदाजे के साथ जितनी 
चाहता है उतारता है, बेशक वोह अपने बंदों (की 
जरूरतों) से खुबरदार है खूब देखनेवाला है। 


28. और वोही है जो बारिश बरसाता है उनके मायूस हो 
जाने के बाद और अपनी रहमत फैला देता है, और वोह 
कारसाज्‌ बड़ी ता'रीफों के लाइक है। 


& 5 ५६०५५ 
(0 ./»:- ५०१४५ 


ईद ५ 


-है-रवा 





29,और उसकी निशानियों में से आस्मानों और 
जुमीनकी पैदाइश है और उन चलनेवाले (जानदारों) का 
(पैदा करना) भी जो उसने उनमें फैला दिए हैं, और वोह 
उन (सब) के जमा' करने पर भी जब चाहेगा बड़ा 
कादिर है। 


30. और जो मुसीबत भी तुम को पहुंचती है तो उस (बद 
आ'माली) के सबब से ही (पहुंचती है) जो तुम्हारे हाथोंने 
कमाई होती है हालांकि बहुतसी (कोताहियों) से तो वोह 
दरगुजुर भी फरमा देता है। 

3. और तुम (अपनी तदबीरों से) अल्लाह को (पूरी) 
जूमीनमें आजिज्‌ नहीं कर सकते और अछाह को छोड़ कर 
(बुतों में से) न कोई तुम्हारा हामी होगा और न मददगार। 


32. और उसकी निशानियों में से पहाड़ों की तरह ऊंचे 
बहूरी जहाज भी हैं। 


33. अगर वोह चाहे हवाको बिलकुल साकिन कर दे तो 
कश्तियां सत्हे समन्दर पर रुकी रेह जाएं , बेशक उस में 
हर सब्र शिआरो शुक्र गुजार के लिए निशानियां हैं। 


34. या उन (जहाजों और कश्तियों) को उनके आ'माले 
(बद) के बाइस जो उन्होंने कमा रखे हैं गृर्क कर दे, मगर 
वोह बहुत(सी खताओं) को मुआफ फ्रमा देता है। 

35. और हमारी आयतों में झगड़ा करनेवाले जान लें कि 
उन के लिए भाग निकलने की कोई राह नहीं है। 


36. सो तुम्हें जो कुछ भी (मालो मताअ) दिया गया है 
वोह दुन्‍्यवी जिन्दगी का (चंद रोजा) फाइदा है और जो 





ःॉ 


2२32 » 


७. .॥ 


क्र 


जि 





कुछ अल्लाह केपास है वोह बेहतर और पाएदार है (येह) 
उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते और अपने रब पर 
तवक्कल करते हैं। 

37. और जो लोग कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों 
से परहेज करते हैं ओर जब उन्हें गुस्सा आता है तो मुआफ 
कर देते हैं। 


38. और जो लोग अपने रबका फरमान कुबूल करते हैं 
और नमाज काइम रखते हैं और उनका फैसला बाहमी 
मश्वरे से होता है और उस माल में से जो हमने उन्हें अता 
किया है खर्च करते हैं । 


39. और वोह लोग कि जब उन्हें (किसी जालिमो 
जाबिर) से जुल्म पहुंचता है तो (उससे) बदला लेते हैं। 





40. और बुराई का बदला इसी बुराई की मिस्ल होता है, 
फिर जिसने मुआफ कर दिया और (मुआफी के जुरीए) 
इस्लाह की तो उसका अज्र अल्लाहके जिम्मे है। बेशक 
वोह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। 


4]. और यकीनन जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होनेके 
बाद बदला ले तो ऐसे लोगों पर (मलामतो गिरफ्त) की 
कोई राह नहीं है। 

42. बस (मलामतो गिरफ्त की) राह सिर्फ उनके 
खिलाफ है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में 
नाहक्क सरकशीओ फसाद फेैलाते हैं, ऐसे ही लोगों के 
लिए दर्दनाक अजाब है। 

43. और यकीनन जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे तो 
बेशक येह बुलंद हिम्मत कामों में से है। 


१9) “8 की कर 


( (426 ४।५ 


७४ 3 75 (8 3 हे 
ण (09२७./३० (0४० कं 
(064६2 ४85 

(४ है| (०४ 

)((“42 68% 
350,५८,५४५७४८८४ ८४ 
60) ५०४८ ७४४ 84 
०*थ४८८:3५५४-४५! 


> 
(९) ञ् 


(५ 0) | (3 /९७० ० 2 ७ | 


६६ 


(६ 


७ 





44. और जिसे अल्लाह गुमराह ठेहरा दे तो उसके लिए 
उसके बाद कोई कारसाज नहीं होता, और आप जालिमों 
को देखेंगे के जब वोह अजाबे (आखिरत) देख लेंगे (तो) 
कहेंगे : क्या (दुनिया में) पलट जानेकी कोई सबील है। 


45. और आप उन्हें देखेंगे कि वोह दोजख पर जिललत 
और खौफ के साथ सर झुकाए हुए पेश किऐ जाएंगे (उसे 
चोरी चोरी) छुपी निगाहों में से देखते होंगे, और ईमानवाले 
कहेंगे : बेशक नुक्सान उठानेवाले वही लोग हैं जिन्होंने 
अपनी जानों को और अपने एहलो अयाल को कियामत 
के दिन खूसारे में डाल दिया, याद रखो ! बेशक जालिम 
लोग दाईमी अजाब में (मुब्तिला) रहेंगे। 


46. और उन (काफिरों) के लिए कोई हिमायती नहीं 


होंगे जो अकाह के मुकाबिल उनकी मदद कर सकें, और 
जिसे अल्लाह गुमराह ठेहरा देता है तो उसके लिए (हिदायत 
की) कोई राह नहीं रेहती । 


47. तुम लोग अपने रबका हुक्म कुबूल करलो कृब्ल 
इसके कि वोह दिन आजाऐ जो अल्लाह की तरफ से टलने 
वाला नहीं है, न तुम्हारे लिए उस दिन कोई जाऐ पनाह 
होगी और न तुम्हारे लिए कोई जाए इन्कार । 


48. फिर (भी) अगर वोह र्‌गर्दानी करें तो हमने आपको 
उन पर (तबाही से बचाने का) जिम्मेदार बनाकर नहीं 
भेजा । आप पर तो सिर्फ (पैगामे हक्क) पहुंचा देने की 
जिम्मेदारी है, और बेशक जब हम इन्सान को अपनी 
बारगाह से रहमत (का जाइका) चखाते हैं तो वोह उससे 
खुश हो जाता है और अगर उन्हें कोई मुसीबत पहोंचती है 





हू 4४6 >्र्ट 


हा 


कर (३० 
ब् चछ६ 


|, आर 


६ ०७५८2 ह ६ 


०9%: ४ 





उनके अपने हाथों से आगे भेजे हुए आ'माले (बद) के 
बाइस तो बेशक इन्सान बड़ा नाशुक्रगुजार (साबित 


होता) है। 


+# + 392. . + तु हक रै १! 
49. अल्लाह ही के लिए आस्मानों और जूमीनकी ५.2९) |$ ७० %७-| & ५) 
बादशाहत है, वोह जो चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे # ८८ # १ (५४ हम ३०2 


ड्ख्ट 

चाहता है लड़कियां अता करता है और जिसे चाहता है थीं पे है (६ कट (& 

लड॒के बख्शता है। ४ ५०४८३ ० ० # ५०४ 
* बल है 4 <] 

७) ५४४५२ 

50. या उन्हें बेटे और बेटियां (दोनों) जमा' फूरमाता है... 5 (852४ |] 

और जिसे चाहता है बांझ ही बना देता है, बेशक वोह खूब 


(६ ै 
५० 9० (जय 36 2# 
(07* 


्््ा। 
जाननेवाला बड़ी कुदरत वाला है। 04 ५ 


दर 
>> ७32 56224 ;ॉ 
(9-) 
>च्रं रन (दे 
& 


5]. और हर बशर की (येह) मजाल नहीं कि अल्लाह 
उससे (बराहे रास्त) कलाम करे मगर येह कि वही के 
जरीए (किसी को शाने नुबुव्वत से सरफराज फ्रमा दे) 
या पर्दे के पीछे से (बात करे जैसे मूसा #£“ से तूरे सीना 
पर की) या किसी फरिश्ते को फिरस्तादह बना कर भेजे 
और वोह उसके इज्न से जो अछाह चाहे वही करे (अल 
गूरज आलमे बशरियत के लिए खिताबे इलाही का वास्ता 
और वसीला सिर्फ नबी और रसूल ही होगा), बेशक वोह 
बुलंद मर्तबा बड़ी हिक्मतवाला है। 

52. सो इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूहे 
(कुलूबो अरवाह) की वही फूरमाई (जो कुरआन है), 
और आप (वही से कृब्ल अपनी जाती दिरायतो फिक्र से) 
न येह जानते थे कि किताब क्या है और न ईमान (के शरई 
अहकाम की तफ्सीलात को ही जानते थे जो बाद में 
नाजिल और मुक्रर हुईं) # मगर हमने उसे नूर बना दिया 
। हम उस (नूर) के जरीए अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं 


८ (आप 5 की शाने उम्मियत की तरफ इशारा है ताकि कुफ्फ़ार आपकी जुबान से कुरआन की आयात और ईमान 








हिदायत से नवाजते हैं, और बेशक आप ही सिराते 
मुस्तकीम की तरफ हिदायत अता फ्रमाते हैं। 


53. (येह) सिराते मुस्तकीम) उसी अल्लाह ही का रास्ता 
है जो आस्मानों और जुमीन की हर चीज का मालिक है। 
जान लो ! के सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। 


292९7, ४5 
४४% 3) ६५०9५ 
मन्नत. स्क्छ्र 
७( आयातुहा 89 | 43 सूरतुजृ.जुखरुफि मक्किय्यतुन 63 ३ इकूआतुह 7 / छ 
८&$ प्र १7 
अल्लाहके नाम से शुरूअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फरमानेवाला है। 

]. हा मीम (हकीकी मा'ना अल्लाह और रसूल 0692 ही 

बेहतर जानते हैं) । 

2. कसम है रौशन किताब की । 


3. बेशक हमने इसे अरबी (जुबान) का कुरआन बनाया 
है ताकि तुम लोग समझ सको। 


4. बेशक वोह हमारे पास सब किताबों की असल (लौहे 
महूफूज) में सब्त है यकीनन (येह सब किताबों पर) 
बुलंद मर्तबा बड़ी हिक्मतवाला है। 


5. और क्या हम इस नसीहत को तुम से इस बिना पर रोक 
देंकि तुम हृद से गुजर जानेवाली कौम हो। 


की तफ्सीलात सुनकर येह बदगुमानी न फैलाएं के येह सब कुछ हजरत मुहम्मद मुस्तुफा 62 ने अपने जाती इल्म 
और तफुकुर से घड़ लिया है कुछ नाजिल नहीं हुवा, सो येह अज खुद न जानना हुजूर (52 का अजीम मो'जिजा 
बना दिया गया |) 


जुर (ऐ हबीब! आपका हिदायत देना और हमारा हिदायत देना दोनों की हकीकत एक ही है और सिर्फ उन्ही को 
हिदायत नसीब होती है जो उस हकीकृत की मा रेफत और उससे वाबस्तगी रखते हैं।) 





6. और पहले लोगों में हमने कितने ही पयगुम्बर 
भेजे थे। 


7. और कोई नबी उनके पास नहीं आता था मगर वोह 
उसका मजाक उड़ाया करते थे। 


8. और हमने इन (कुफ्फारे मक्का) से जियादह जोर 
आवर लोगों को हलाक कर दिया और अगले लोगों का 
हाल (कई जगह पहले) गुजर चुका। 


9. और अगर आप उनसे पूछें कि आस्मानों और 
जुमीनको किसने पैदा किया तो वोह यकीनन कहेंगे कि 
उन्हें गालिब, इल्मवाले (रब) ने पैदा किया है। 


]0. जिसने तुम्हारे लिए जुमीन को बिछोना बनाया और 
उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम मंजिले मक्सूद 
तक पहुंच सको। 


]. और जिसने आस्मान से अंदाजुए (जूर्‌रत) के 
मुताबिक पानी उतारा, फिर हमने उससे मुर्दा शहर को 
जिन्दा कर दिया, इसी तरह तुम (भी मरने के बाद 
जुमीनसे) निकाले जाओगे। 


]2. और जिसने तमाम अक्सामो अस्नाफ की मखलूक 
पैदा की और तुम्हारे लिए कश्तियां और बहरी जहाज 
बनाए और चौपाए बनाए जिन पर तुम (बहरो बर्रमें) 
सवार होते हो। 

]3. ताकि तुम उनकी पुश्तों (या नशिस्तों) पर दुरुस्त हो 
कर बैठ सको, फिर तुम अपने रब की ने'मत को याद 
करो, जब तुम सुकून से उस (सवारीकी नशिस्त) पर बैठ 
जाओ तो कहो पाक है वोह जात जिसने इसको हमारे ताबे 


हैं; ७५ 80 हक ञदट का 
(0) ७८०४७) 


07९४2] 
६ है 70) न टश्ड है ३5] 
“5 5० ६७ है दल 


ल्‍थडदु 


| ४० ७.०३ 

> 5395 २४४ & उद्टड् 
(0) &; कह »4 (५४ 

30 3 ४5 ४०३४५ ७४८ ५2 
4६6 ७५५८5) ८९८ ४८८ 


४०८ ७३) ६-+-८।|४१४४५ 





कर दिया हालांकि हम उसे काबू में नहीं ला सकते थे। 


]4. और बेशक हम अपने रब की तरफ जुरूर लौट कर 
जानेवाले हैं। 


]5. और उन (मुशरिकों) ने उसके बंदों में से (बा'जु को 
उसकी औलाद करार दे कर) उसके जुजृव बना दिए, 
बेशक इन्सान सरीहन बड़ा नाशुक्रगुजार है। 


]6. (ऐ काफिरो ! अपने पैमानए फिक्रके मुताबिक येही 

जवाब दो कि) कया उसने अपनी मखुलूकात में से (खुद 
अपने लिए तो) बेटियां बना रखी हैं और तुम्हें बेटों के 
साथ मुख्तस कर रखा है ? 


7. हालांके जब उनमें से किसी को उस (के घर में बेटी 

की पैदाइश) की खबर दी जाती है जिसे उन्होंने (खुदाऐ) 
रहमान को शबीह बना रखा है तो उसका चेहरा सियाह हो 
जाता है और गृमो गुस्से से भर जाता है। 


]8.और क्‍या (अल्लाह अपने उमूर में शराकतो मुआविनत 
के लिए उसे औलाद बनाएगा) जो जेवरो जीनत में 
परवरिश पाए और (नरमिए तबा' और शर्मो हयाके 
बाइस) झगडे में वाजेह (राए का इज्हार करनेवाली भी) 
नहो। 

]9. और उन्होंने फरिश्तों को जो के(खुदाए) रहमान के 
बंदे हैं औरतें करार दिया है, क्या वोह उनकी पैदाइश पर 
हाजिर थे, (नहीं तो) अब उनकी गवाही लिख ली जाएगी 
और (रोजे कियामत) उनसे बाज पुर्स होगी। 


20. और वोह केहते हैं कि अगर रह्मान चाहता तो हम इन 
(बुतों) की परस्तिश न करते, उन्हें इसका (भी) कुछ इल्म 
नहीं है वोह महज अटकल से झुटी बातें करते हैं। 


“32५ «७०2 


८४० +४००५० 
> (दबे कर, 68 
(0८52४: 


+>>5६7<4 


(भी ४> 


(3) ७४५५ 


+>3920 3/८2 


( जज 


9॥ 


9935 


(५०) 


हर. '>जै/-« 


592 »5 ४६» 


० (6 


(शी “५६ 5५72 &>#2 ४2 





2]. क्या हमने उन्हें इससे पहले कोई किताब दे रखी है 
जिसे वोह सनद के तौर पर थामे हुए हैं। 


22. (नहीं) बल्कि वोह केहते हैं बेशक हमने अपने 
बापदादा को एक मिलत (व मजहब) पर पाया और 
यकौनन हम उनही के नुकूशे कृदम पर (चलते हुऐ) 
हिदायत याफ्ता हैं। 

23, और इसी तरह हमने किसी बस्ती में आपसे पहले 
कोई डर सुनानेवाला नहीं भेजा मगर वहां के वडेरों और 
खुशहाल लोगों ने कहा : बेशक हमने अपने बापदादा को 
एक तरीका-व-मजहब पर पाया और हम यकीनन उन ही 
के नुकूशे कृदम की इक्तिदा करनेवाले हैं। 


24. (पयगृम्बर ने) कहा : अगरचे में तुम्हारे पास उस 
(तरीके) से बेहतर हिदायत का (दीन और) तरीका ले 
आऊं जिस पर तुमने अपने बापदादा को पाया था, तो 
उन्होंने कहा : जो कुछ (भी) तुम दे कर भेजे गऐ हो हम 
उनके मुन्किर हैं। 

25. सो हमने उनसे बदला ले लिया पस आप देखिए के 
झुटलानेवालों का अंजाम कैसा हुवा। 


26. और जब इब्राहीम (#£) ने अपने हकीकी चचा 
मगर परवरिश की निस्बत से ) बाप और अपनी कौम से 
फ्रमाया : बेशक मैं उन सब चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम 
पूजते हो। 

27. बजुज उस जात के जिसने मुझे पैदा किया सो वोही 
मुझे अनकरीब रास्ता दिखाएगा। 

28. और इब्राहीम (४४/) ने उस कलिमए तवहीद) को 





अपनी नस्‍लो जुर्रिय्यत में बाकी रहनेवाला कलिमा बना 
दिया ताकि वोह (अल्लाह की तरफ) रुजूअ करते रहें। 





29, बल्कि मैंने उन्हें और उन के आबाओ अजदाद को 
(उसी इब्राहीम (#£“) के तसहुक और वासिते से इस 
दुनिया में) फाइदा पहुंचाया है यहां तक कि उन के पास 
हक (या'नी कुरआन) और वाजेह-व-रौशन बयानवाला 
रसूल (##2 
30. और जब उनके पास हक आ पहुंचा तो केहने लगे : 
येह जादू है और हम इसके मुन्किर हैं। 


) तशरीफ ले आया। 


3[.और केहने लगे : येह कुरआन (मक्का और ताइफ 
की) दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी (या'नी किसी 
वडेरे, सरदार और मालदार) पर क्‍यों नहीं उतारा गया ? 


32.क्या आपके रब की रहमते (नुबुव्बत) को येह लोग 
तक्सीम करते हैं? हम उन के दरमियान दुन्यवी जिन्दगीमें 
उन के अस्बाबे (मईशत) तक्सीम करते हैं और हम ही 
उनमें से बा'ज को बा'जु पर (वसाइलो दौलत में) दरजात 
की फौकिय्यत देते हैं (क्या हम येह इस लिए करते हैं) कि 
उन में बा'जु (जो अमीर हैं) बा'जु ग्रीबों ) का मजाक 
उड़ाएं (येह गुर्बत का तमस्खुर है कि तुम इस वजह से 
किसी को रहाते नुबुव्वत का हकृदार ही न समझो) और 
आप केरब की रह्मत उस दौलत से बेहतर हैं जिसे वोह 
जमा' करते हैं और घमंड करते हैं। 


33. और अगर येह न होता कि सब लोग (कुफ्र पर जमा' 
हो कर) एक ही मिह्लत बन जाएंगे तो हम (खुदाए) रह्मान 
के साथ कुफ्र करनेवाले तमाम लोगों केघरों की छठें 
(भी) चांदी की कर देते और सीढियां (भी) जिन पर वोह 
चढ़े हैं। 


34. और (इसी तरह ) उन के घरों के दरवाजे (भी 


हि अप (७८ 
65 ७ > /, ० 
(9)20%8./%:०३४४७४४ ५ 


रू (६ (०? ष्ल हि 2 
(| (#0) «0८ ५ ५-५ 


(छ) ५ है ($ &5 
७३०४ ५४०) 


७85%॥4 ५०२४६ 
(0) 7928-42 63 |« 


>2 दै/ 3४८ 


हम ४ ६८9५० 
<७ >> (१->*ट् (न | 


है हा कह. 4 ्थ [६ नी 

(3 224५ &2 ७ 3243८ रे 8 2८“$५ 92 5<६ 
८ कर ८ (2 

39 37 ; (६: ५ £/ » | ४३ | 


(आई! ५०५ *2८ ६5.5 
2०५४ ४४०० >५४ ०७ 


८ 23 | ३० (ह-ह्या 5/942 4५9०2 
2 थे थे ना (०९ 


(9 & 52“3/“2 (५३८ रद 48! ;ा 


शाप 
रै 

नर 

७ 
नर 


हैः 
पट 
ही 


3 पु 

घर 
जज ०७ 

६६ 


रे 
3 
हर 


डे, 
५ 
रु ३ ६७ (२७ 
हि 
की ब्र्‌ इ७ 
० ५५ 
६ 
जब 


र्‌ 
१० 
५ ॥ 
७६६४ 





चांदी की के कर देते) और तख्त (भी) जिन पर वोह 
मस्नद लगाते हैं। 


35. और चांदी के ऊपर सोने और जवाहिरात की 
आराइश भी (कर देते), और येह सब कुछ दुन्‍्यवी 
जिन्दगी की आरजी और हकूर मताअ है, और आखिरत 
(का हुस्नो जेबाइश) आपके रब केपास है (जो) सिर्फ 
परहेजगारों के लिए है। 


36. और जो शख्स (खुदाए) रहमान की याद से सर्फे 
नजर कर ले तो हम उसकेलिए एक शैतान मुसल्लत कर 
देते हैं जो हर वक्त उसके साथ जुड़ा रेहता है। 


37. और वोह (शयातीन) उन्हें (हिदायत के) रास्ते से 
रोकते हैं और वोह येही गुमान किए रेहते हैं के वोह 
हिदायत याफ्ता हैं। 


38. यहां तक कि जब वोह हमारे पास आएगा तो (अपने 
साथी शैतान से) कहेगा : ऐ काश ! मेरे और तेरे दरम्यान 
मशरिको मगरिब का फासला होता पस (तू) बहुत ही बुरा 
साथी था। 


39. और आज के दिन तुम्हें (येह आरजू करना) सूदमंद 
नहीं होगा जबकि तुम (उम्र भर) जुल्म करते रहे (आज) 
तुम सब अजाब में शरीक हो। 


40. फिर कया आप बेहरों को सुनाएंगे या अँधों को और 
उन लोगों को जो खुली गुमराही में हैं राहे हिदायत 
दिखाएंगे। 

4]. पस अगर हम आपको (दुनिया से) ले जाएं तो तब 
भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं। 


42. या हम आपको वोह (अजूब ही) दिखा दें जिसका 


४० ५० 


(9 


2 32243 2८4 > » 
्कः हि 
६-2 ५०५ 


आ 


आह 


पं 
3 
८४४ ०) 
740 


हा 


/#3 93 


(5४ (४ 


+ +++ 


०! +#3>9 & “(5 4342 » 3५3८ 

(पड 

जज जज 3 4४ 
>> 


७१४०) ी 





हमने उनसे वा'दा किया है, सो बेशक हम उन पर कामिल 
कुदरत रखनेवाले हैं। 
43. पस आप इस (कुर्आन) को मजबूती से थामे रखिए 
जो आपकी तरफ वही किया गया है, बेशक आप सीधी 
राह पर (काइम) हैं। 


44. और यकरीनन येह (कुर्आन) आपके लिए और 
आपकी उम्मत के लिए अजीम शरफ है, और (लोगो |) ८ 4546 2८ 4.०. 
के के + () जज 
अनकूरीब तुम से पूछा जाएगा (कि तुमने कुरआन के (2७ कक 
साथ कितना तअल्लुक उस्तुवार किया) । 2०८24 ८ > छट 2 कटी ४ 2 ध( >> 
45. और जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे आप उनसे 2 ०१००८ हे 
[2 ४ है ] 
पूछिये कि क्या हमने (खुदाए) रहमान के सिवा कोई और (>> (९१५ (8 ह | हे 
मा'बूद बनाए थे कि उनकी परस्तिश की जाए। 0 2228 42 
46. और यकीनन हमने मूसा (#%)को अपनी टट्र हु (३४! 
निशानियां दे कर फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ “० 
भेजा तो उन्होंने कहा : बेशक में सब जहानों के ५०५८४०: 
'परवरदिगार का रसूल हूं। 2] 4॥, ५ ४ 
रे 0४०५८ 


47. फिर जब वोह हमारी निशानियां ले कर उनकेपास कक 5 (४ | 5 आह ही 
आए तो वोह उसी वक्त उन (निशानियों) पर हंसने लगे। 


48. और हम उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाते थे मगर 7६ (2 
(येह कि) वोह अपने से पहली मुशाबह निशानी से कहीं 

बढ़ कर होती थी और (बिल आखिर) हमने उन्हें (कई 

बार) अजाब में पकड़ा ताकि वोह बाजु आ जाएं । 


49. और केहने लगे ; ऐ जादूगर ! तू अपने रब से हमारे 
लिए उस अहद के मुताबिक दुआ कर जो उसने तुझ से 
कर रखा है (तो) बेशक हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। 





50. फिर जब हमने (दुआए मूसा से) वोह अजाब उन से 
हटा दिया तो वोह फौरन अहद शिकनी करने लगे। 


5]. और फिरऔन ने अपनी कम में (फुख से) पुकारा 
(और) कहा ; ऐ मेरी कौम ! क्या मुल्केमिस्र मेरे कब्जे में 
नहीं है और येह नेहरें जो मेरे (मह॒ल्लात के) नीचे से बेह 
रही हैं ( क्या मेरी नहीं हैं?) सो क्या तुम देखते नहीं हो? 


52. क्या (येह हकीकत नहीं कि) मैं इस शख्स से बेहतर 
हूं जो हकीरो बे वक्त है और साफ तरीके से गुफ्तुगू भी 
नहीं कर सकता। 


53. फिर (अगर येह सच्चा रसूल है तो) इस पर (पहनने 
के लिए) सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे जाते या इसके 
साथ फरिश्ते जमा हो कर (पै दर पै) क्यों नहीं आ जाते। 


54. पस उसने (इन बातों से) अपनी कौम को बेवकूफ 
बना लिया, सो उन लोगोंने उसका के हना मान लिया, 
बेशक वोह लोग ही ना फरमान कौम थे। 


55. फिर जब उन्होंने (मूसा ४४!“ की शान में गुस्ताखी कर 
के) हमें शदीद गृजृबनाक कर दिया (तो) हमने उनसे 
बदला ले लिया और हमने उन सब को गुर्क कर दिया। 


56. सो हमने उन्हें गया गुजुरा कर दिया और पीछे 
आनेवालों के लिए नमूनए इब्रत बना दिया। 

57. और जब (ईसा) इब्ने मरयम (#४“ ) की मिसाल 
बयान की जाए तो उस वक्त आपकी कौम (के लोग) उस 
से (खुशी के मारे) हंसते हैं। 


७५ 
छ० 
७ 
हि 


पे +2/ ७ ३८ 


(ब 


रे 
.- ७ 


5 


मा भ० 
_>, 
दर 
जप >> 


७ 


है 
नर 


हे पु 
घ 
७९ 


७ 
के 

5६ ४५ 

9४७ 

शी 


द 


शी 
+ २ 


(कर 4 
| 492४२ | 
|) 32८“. 
3 />2439520«. * 


९2 (शत ४४३+ 


> 


4, 


््र डिक 4 “2322० «4 
4७५ ४०८४ रे 





और आया * 82 + न >< ८924 
58. और केहते हैं आया हमारे मा'बूद बेहतर हैं यावोह [५४६ 4५ है ॥ 875 
(ईसा ४४“ ), वोह आपसे येह बात महज झगड़ने के लिए 
करते हैं, बल्कि वोह लोग बड़े झगडालू हैं। 
59. वोह (ईसा ४४“) महज एक (बरगुजीदा) बंदा थे ् 


++ 


जिन पर हमने इनआम फ्रमाया और हमने उन्हें बनी > ५4 ही 4222 
बकलस 69) ४५४५) 5४५४)५०५-- ५७८ 
इसराईल के लिए (अपनी कुदरत का) नमूना बनाया था। #ट जज अज्मा 


5, 5५ 2५१/६०५ (१० 
श्र 


60. और अगर हम चाहते तो हम तुम्हारे बदले जूमीन में 
'फरिश्ते पैदा कर देते जो तुम्हारे जा नशीन होते। 
6. और बेशक वोह (ईसा #&# जब आस्मान से नुजूल.. (६५८ ५ ४] नह 4+ 
करेंगे तो कुर्बे) कियामत की अलामत होंगे, पस तुम 62७६9 ६ ५ 2. 4 
उसमें ४ 
हरगिज्‌ उसमें शक न करना और मेरी पैरवी करते रहना, 
येहसीधा रास्ता है। 


62. और शैतान तुम्हें हरगिज्‌ (इस राह से) रोकने न पाऐ. 
बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है। 


63. और जब ईसा (/४“ ) वाजेह निशानियां ले कर आए 
तो उन्होंने कहा : यकीनन में तुम्हारे पास हिक्मतो दानाई 
ले कर आया हूं और (इस लिए आया हूं) कि बा'ज्‌ बातें 
जिनमें तुम इख़््तिलाफ कर रहे हो तुम्हारे लिए खूब वाजेह 
कर दूं, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो । 


64. बेशक अल्लाह ही मेरा (भी) रब है और तुम्हारा (भी) 
रब है, पस उसी की इबादत करो । येही सीधा रास्ता है। 


65. पस उनके दरम्यान (आपस में ही) मुख्तलिफ फिरके 
हो गए, सो जिन लोगोंने जुल्म किया उन के लिए दर्दनाक 





दिनके अजाब की खराबी है । 


66. येह लोग क्या इन्तिजार कर रहे हैं (बस येही) के 

कियामत उन पर अचानक आ जाए और उन्हें खबर 

भीन हो। 

67. सारे दोस्तो अहबाब उस दिन एक दूसरे के दुश्मन है 3.5९ 
होंगे सिवाए परहेजगारों के (उन ही की दोस्ती और 

विलायत काम आएगी) । 


८ 


६ हि प्र 


68. (उनसे फ्रमाया जाएगा) : ऐ मेरे (मुकर्रब) बंदो ! 
आजके दिन तुम पर न कोई खौफ है और न ही तुम 
गृमजूदा होगे। 


69, (येह) वोह लोग हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए 
और हमेशा (हमारे) ताबेए फरमान रहे। 


70. तुम और तुम्हारे साथ जुडे रेहनेवाले साथी # 
(सब) जन्नत में दाखिल हो जाओ (जन्नतकी ने'मतों, 
राहतों और लिज्जुतों के साथ) तुम्हारी तकरीम की 
जाएगी। 

7. उन पर सोने की पलेटों और ग्लासों का दौर चलाया 
जाएगा और वहां वोह सब चीजें (मौजूद) होंगी जिनको 
दिल चाहेंगे और (जिनसे) आखें राहत पाएंगी और तुम 
वहां हमेशा रहोगे। 


72. और (ऐ परहेजुगारो )) येह वोह जन्नत है जिसके तुम 


(मुफुस्सिरीने किरामने आयते करीमा में “अजृवाजुकुम” का मा'ना बीवियों केअलावा “करीबी साथी” भी किया है 
जैसे इमाम कार्तुबी ने तफ़्सीगुल जामेडल अहकामुल कुरआन, (जुजु 4 : ) में, इमाम इब्ने कसीरने तफ्सीरुल 
कुरआनुल अजीम, 4 :34 में और अल्लामा शौकानी ने तफ्सीर फत्हुल कुदीर, 4: 563 में बयान किया है इस बिना 
पर अजुवाज का मा'ना बीवियों की बजाए “साथ जुड़े रेहनेवाले साथी” किया है।) 





मालिक बना दिए गए हो, उन (आ'माल) के सिलेमें जो 
तुम अंजाम देते थे। 

73. तुम्हारे लिए उसमें बकसरत फल और मेवे हैं तुम 
उनमें से खाते रहोगे। 


74. बेशक मुजरिम लोग दोजूखके अजाबमें हमेशा 
रेहनेवाले हैं। 


75. जो उनसे हलका नहीं किया जाएगा और वोह उसमें 
ना उम्मीद हो कर पड़े रहेंगे। 

76. और हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वोह खुद 
ही जुल्म करनेवाले थे। 





77.और वोह (दारोग॒ुए जहन्नम को) पुकारेंगे ऐे मालिक ! 
आपका रब हमें मौत दे दे (तो अच्छा है) | वोह कहेगा कि 
(तुम अब इसी हाल में ही) हमेशा रेहनेवाले हो। 

78. बेशक हम तुम्हारे पास हक लाए लेकिन तुम में से 
अक्सर लोग हक को नापसंद करते थे। 


79. क्या उन्होंने (या'नी कुफ्फ़ारे मक्काने रसूल (5 के 
खिलाफ कोई तदबीर) पुख्ता कर ली है तो हम (भी) 
पुख्ता फैसला करनेवाले हैं। 


80. क्या वोह गुमान करते हैं कि हम उनकी पोशीदा बातें 
और उनकी सरगोशियां नहीं सुनते, क्यों नहीं (जुरूर सुनते 
हैं) और हमारे भेजे हुए फरिश्ते भी उनकेपास लिख रहे 
होते हैं। 


8. फूरमा दीजिए कि अगर (बफूर्जे मुहाल) रहमान 
के(हां) कोई लड़का होता (या औलाद होती) तो मैं 
सब से पहले (उसकी) इबादत करनेवाला होता । 


९ 
“४५४४८ 


2 हर ५ ९४५)२० 


29 28 33)! ॥ 
(नि (०० 4» 


4 रा 25८ 5 ८२ ((, 
७0)७ ट 
3४ (7७ पु 46:७४ ६३ 
है) श्र 2] | 
७658४ 


4८2 3९ ४93 


395 


हि) 


232)» 


८ 


नी 
५32 ,»22१/29852.< 


थ्र कह" 99 3 
७०५०:५०४४४ (४४४ 


(6५० | >८॥4 
5६६ 


(५८०५४ 


४५5 


) 
८2.8) 3 ५४ 
(७)८:५४५। 
++ डी 


पक ७592) ६3६8४ 3! रब रु 
५28६ रा ॥६*४॥4 ८ 
७(9०४४०४४)०४ 5:५७ 


: 


रा 2) 32 4 3 ८ 

2 ५4 5(0॥» 0५ >( ५७5 & 
४९६ 2 $, ्ै, 
प्र /# 


(9७% 


3८ 


| ० | | 


है हा 
7 


रा 
3 4 ८ 


295 


न । 


ज््५ 


3८2 ८ 


४ ..*| 





82. आस्मानों और जमीनका परवरदिगार, अर्श का 
मालिक पाक है उन बातों से जो येह बयान करते हैं। 





83. सो आप उन्हें छोड दीजिऐ, बेकार बहसों में पडे 
रहें और लग्व खेल खेलते रहें हत्ता के अपने उस दिन 
को पालेंगे जिसका उनसे वा'दा किया जा रहा है। 





84. और वोही जात आस्मान में मा'बूद है और जमीन में 
(भी) मा'बूद है और वोह बड़ी हिक्मतवाला बड़े 
इल्मवाला है। 


85. और वोह जात बड़ी बा बरकत है जिस के लिए 
आस्मानों और जूमीनकी बादशाहत है और (उनकी भी) 
जो कुछ उनके दरमियान है, और (वक्‍्ते) कियामत का 
इल्म (भी) उसके पास है, और तुम उसी की तरफ़ लौटाए 
जाओगे। 

86. और जिन की येह (काफिर लोग) अल्लाह के सिवा 
परस्तिश करते हैं वोह (तो) शफाअत का (कोई) 
इख्तियार नहीं रखते मगर (उनकेबर अक्स शफाअत का 
इख्तियार उनको हासिल है) जिन्होंने हुक़॒ की गवाही दी 
और वोह उसे (यकीन के साथ) जानते भी थे। 


87. और अगर आप इनसे दर्याफ्त फरमाऐं कि इन्हें 
किसने पैदा किया है तो जुरूर कहेंगे अल्लाहने, फिर वोह 
कहां भटकते फिरते हैं। 


88. और उस (हबीबे मुकर्रम (8 ) के (यूं) केहने की 
कुसम के या रब ! बेशक येह ऐसे लोग हैं जो ईमान (ही) 
नहीं लाते। 


89. सो (मेरे महबूब !)) आप उनसे चेहरा फेर लीजिए 


हट कक 6 | ॥ 
०20॥052०»%-५०८२-०५- 
(9 “494 ८ किला &2“?, ७ ४ 
७0८%5%५-८0५२०८ 
४८ [अब ई.२/2 3५ ><44 
० ०८ 5 +०+३ (०0०४ 


/99 35 है] 9८ जा 
४2८ ५)०५६०४ ६६४ 


62720] 
229 ७७- ) | 3७ है 225;॥25:85 
5:४४: ७५ ०/०॥ ५ 


+८०4 5५८५ 


कट (५०४६४ 


6 ७ हा & ० 


१) ०५) 4 


3 


4.24 +& हर २०2 34 (६ 
५:82 ८85 :48४ 642 





और (यूं) केह दीजिए ; (बस हमारा) सलाम, फिर वोह 
जल्द ही (अपना हश्र) मा'लूम कर लेंगे। 


सदर 05 न) 6४7५ « 


अल्लाहके नाम से शुरुअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फ्रमानेवाला है । 


]. हा मीम (हकीकी मा'ना अल्लाह और रसूल 7692 ही 


बेहतर जानते हैं) । 


2. इस रौशन किताब की कसम। 
3. बेशक हमने इसे एक बा बरकत रातमें उतारा है बेशक 
हम डर सुनानेवाले हैं। 


4. उस (रात) में हर हिक्मतवाले काम का (जुदा जुदा) 
'फैसला कर दिया जाता है। 


5. हमारी बारगाह केहुक्म से, बेशक हम ही भेजनेवाले 
हैं। 


6. (येह) आपके रब की जानिब से रहमत है, बेशक वोह 
खूब सुननेवाला खूब जाननेवाला है। 


7. आस्मानों और जुमीनका और कुछ उनके दरमियान है 
(उसका) परवरदिगार है, बशर्ते कि तुम यकीन रखनेवाले 
हो। 

8. उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, बोही जिन्दगी देता और 
मौत देता है (वोह) तुम्हारा (भी) रब है और तुम्हारे अगले 
आबाओ अजूदाद का (भी) रब है। 


9. बल्कि वोह शक में पडे खेल रहे हैं। 





]0. सो आप उस दिन का इन्तिजार करें जब आस्मान 





वाजेह धुवा जाहिर कर देगा। 


]. जो लोगोंको ढाप लेगा (या'नी हर तरफ मुहीत हो 
जाएगा), येह दर्दनाक अजाब है। 


]2. (उस वक्‍त कहेंगे :) ऐ हमारे रब ! तू हमसे (इस) 
अजाबको दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाते हैं। 


]3. अब उनका नसीहत मानना कहां (मुफीद) हो सकता 
है हालां कि उनकेपास वाजेह बयान फरमाने वाले रसूल 
आचुके। 

]4. फिर उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और (गुस्ताखी 
करते हुए) केहने लगे : (वोह) सिखाया हुवा दीवाना है। 


]5. बेशक हम थोड़ा सा अजाब दूर किए देते हैं तुम 
यकीनन (वोही कुफ्र) दोहराने लगोगे। 


]6. जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो (उस 
दिन) हम यकीनन इन्तिकाम ले ही लेंगे। 


]7. और दर हकीकृत हमने उनसे पहले कौमे फिरऔन 
की (भी) आजूमाइश की थी और उनकेपास बुजुर्गीवाले 
रसूल (मूसा #£“ ) आए थे। 

]8. (उन्होंने कहा था) कि तुम बंदगाने खुदा (या'नी बनी 
इसराईल) को मेरे हवाले कर दो, बेशक में तुम्हारी 
कियादतो रहबरी के लिए अमानतदार रसूल हूं। 


]9. और येह कि अल्लाह केमुकाबले में सरकशी न करो 
मैं तुम्हारे पास रौशन दलील ले कर आया हूं 


20. और बेशक मैंने अपने रब और तुम्हारे रबकी पनाह 


रा 
हर (8 _$*%६7 कद /ा 
/ 


(0०५५५ 
224 हु ८ 


48) 


४9 «# ४४ ४४७ 
2 क्र ५ 43 शक 
(9 (८2 .>०५/(-४ ; 
&8| ५05६%0॥। 





ले ली है इससे कि तुम मुझे संगसार करो । 


2]. और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ से 
कनारा कश हो जाओ। 


22, फिर उन्होंने अपने रबसे दुआ की कि बेशक येह 
लोग मुजरिम कम हैं। 


23, (इर्शाद हुवा) फिर तुम मेरे बंदों को रातों रात ले कर 
चले जाओ बेशक तुम्हारा तआकुब किया जाएगा। 


24. और (खुद गुजर जाने केबाद) दरिया को साकिन 
और खुला छोड़ देना, बेशक वोह ऐसा लश्कर है जिसे 
डुबो दिया जाएगा। 

25. वोह कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए। 

26. और ज्राअतें और आलीशान इमारतें । 

27. और ने'म्तें (और राहतें) जिन में वोह ऐश किया 
करते थे। 


28. उसी तरह हुवा, और हमने उन सबका दूसरे लोगोंको 
वारिस बना दिया। 

29, फिर न (तू) उन पर आस्मान और जमीन रोए और न 
ही उन्हें मोहलत दी गई। 


30. और वाकिअतन हमने बनी इसराईल को जिलह्लत 
अंगेज अजाब से नजात बख्शी | 

3. फिरऔन से, बेशक वोह बड़ा सरकश, हृद से 
गुज्रनेवालों में से था। 


32. और बेशक हमने उन (बनी इसराईल) को इल्म की 


दर 


७ 


८92५९ 
७०») ३4 


है 
६७ जर 


चर 


ई 
> 


६ ६ 


() 43 2 
७0)68.. 


) 


224५ 3४% 


(भ/)० | ५४० है. 





बिना पर सारी दुनिया (की मुअस्सर तेहजीबों) पर चुन 
लिया था। 

33. और हमने उन्हें वोह निशानियां अता फरमाई जिन में 
जाहिरी ने'मत (और सरीह आजुमाइश) थी। 


34. बेशक वोह लोग केहते हैं। 


35. कि हमारी पहली मौत के सिवा (बाद में) कुछ नहीं 
है और हम (दोबारा) नहीं उठाए जाएंगे। 


36. सो तुम हमारे बापदादा को (जिन्दा कर के) ले 
आओ, अगर तुम सच्चे हो। 


37. भला येह लोग बेहतर हैं या (बादशाहे यमन अस्ञृद 
अबू करीब) तुब्बा' (अल हुमैंरी) की कौम और वोह 
लोग जो उन से पहले थे, हमने उन (सब) को हलाक कर 
डाला था, बेशक वोह लोग मुजरिम थे। 





38. और हमने आस्मानों और जुमीन को और जो कुछ 
उनके दरमियान है उसे महज खेलते हुऐ नहीं बनाया। 


39. हमने दोनों को हक के (मक्सदो हिक्मत के) साथ 
पैदा किया है लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते। 


40. बेशक फैसले का दिन, उन सब के लिए मुकर्ररा 
वक्‍त है। 

4[. जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न 
आएगा और न ही उनकी मदद की जाएगी। 

42. सिवाए उनके जिन पर अल्लाहने रहमत फुरमाई है 
(वोह एक दूसरे की शफाअत करेंगे), बेशक वोह बड़ा 
गालिब बहुत रह्‌म फरमानेवाला है। 


5०५७४ ०... (४० ५४५ 
७) 24-५४ ५६४५५ 

&0 5 ३४६ ४१ ४८ ७ 
ए॥ री 


७ 


2 


2 /2 “/><7? 2४४ | 
(0 (९6 ४५४१ 


श्र 


ही कमी है| ढ“3// 3 


५४७४ 


“3०५१9 


36 (४ 


5:27 


54) 


(०००,०५००)) 


कटी: री. 


) हक 





43. बेशक कांटेदार फलका दरख्त। 
44. बडे ना फरमानों का खाना होगा। 
45. पिघले हुऐ तांबे की तरह वोह पेटों में खौलेगा। 


46. खौलते हुए पानी के जोश की मानिन्द। 


2 छगफ् 


47. (हुक्म होगा) उस को पकड़ लो और दोजृख के वस्त (9 (पट ५ | 
तक उसे जोर से घसीटते हुए ले जाओ। 

48. फिर इसके सर पर खौलते हुए पानी का अजाब 

डालो। 


ज|उ ६७ 
३ ०० 


७ ई 


49. मजा चख ले हां तू ही (अपने गुमान और दा'वे में) 
बड़ा मुअज्जुजो मुकर्रम है। 


50. बेशक येह वोही (दोजृख) है जिस में तुम शक किया 
करते थे। 
5. बेशक परहेजुगार लोग अम्नवाले मुकाम में होंगे। 


६&६- 
५ ढक 
के कक्ष 


के 
के 
€,» 


52. बागात और चश्मों में । 


$६ ६६ 


53. बारीक और दबीजु रेशम का लिबास पेहने होंगे, 
आमने सामने बेठे होंगे 


$- & 
$७ 
६७ 


54. इसी तरह (ही) होगा, और हम उन्हें गोरी रंगतवाली 
कुशादा चश्म हूरों से बियाह देंगे। 


55. वहां (बैठे) इत्मीनान से हर तरह केफल और मेवे 
तलब करते होंगे। 

56. उस (जन्नत) में मौत का मजा नहीं चखेंगे सिवाए 
(इस) पहली मौत के(जो गुजर चुकी होगी) और अल्लाह 
उन्हें दोजुख के अजाब से बचा लेगा। 





57. येह आपके रबका फुज़्ल है (या'नी आपका रब 
आपके वसीले से ही अता करेगा), येही बहुत बड़ी 
कामयाबी है। 

58. बस हमने आप ही की जुबान में इस (कुर्आान) को 
आसान कर दिया है ताकि वोह नसीहत हासिल करें 


59. सो आप (भी) इन्तिजार फरमाएं यकीनन वोह (भी) 
इन्तिजार कर रहे हैं (आप उनका हश्रो इन्तिकाम देखेंगे 
और वोह आपकी शान और आपके तसहुक से मोमिनों 
पर मेरा इनआम देखेंगे) । 


छल न) दरार 2002 हि 


अल्लाहके नाम से शुरअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फ्रमानेवाला है 


]. हा मीम (हकीकी मा'ना अल्लाह और रसूल 762 ही 
बेहतर जानते हैं) | 

2. (इस) किताबका उतारा जाना अल्लाह की जानिबसे है 
जो बडी इज्जुतवाला बड़ी हिक्मतवाला है। 


3. बेशक आस्मानों और जूमीन में यकीनन मोमिनों के 
लिए निशानियां हैं। 


4. और तुम्हारी (अपनी) पैदाइशमें और उन जानवरोंमें 
जिन्हें वोह फैलाता है, यकीनन रखनेवाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। 


5. और रात दिन के आगे पीछे आने जाने में और (बसूरते 
बारिश) उस रिज्कमें जिसे अल्लाह आस्मान से उतारता है, 
फिर उससे जूमीन को उसकी मुर्दनी के बाद जिन्दा कर 
देता है और (उसी तरह) हवाओं के रुख फैरनेमें, उन 





लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकलो शऊर 
रखते हैं। 


6. येह अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर पूरी 
सच्चाई के साथ तिलावत फ्रमाते हैं, फिर अाह और 





उसकी आयतों केबाद येह लोग किस बात पर ईमान 
लाएंगे। 

7. हर बोहतान तराश्नेवाले कज्जाब (और) बडे 
सियाहकार के लिए हलाकत है। 


8. जो अल्लाह की (उन) आयतों को सुनता है जो उस पर 
पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं फिर (अपने कुफ्र पर) इसरार 
करता है तकब्बुर करते हुए, गोया उसने उन्हें सुना ही नहीं, 
तो आप उसे दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीं । 


9. और जब उसे हमारी (कुरआनी) आयात में से किसी 
चीजुका (भी) इल्म हो जाता है तो उसे मजाक बना लेता 
है, ऐसे ही लोगों के लिए जिलत अंगेज अजाब है। 


]0. उनके (इस अर्सए हयात के) बाद दोजुख है और जो 
(माले दुनिया) उन्होंने कमा रखा है उनके कुछ काम नहीं 
आएगा और न वोह बुत (ही काम आएंगे) जिन्हें अ्लाह के 
सिवा उन्होंने कारसाज बना रखा है, और उनके लिए 
बहोत सख्त अजाब है। 


]. येह (कुरआन) हिदायत है, और जिन लोगोंने अपने 
रबकी आयात के साथ कुफ्र किया उनके लिए सख्त 
तरीन दर्दनाक आजाब है। 


]2. अल्लाह ही है जिसने समन्दर को तुम्हारे काबू में कर 
दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज और कश्तियां 


4 2८८४ ७३ श्र *१।।॥ 2“ (अर 


(22030. 3/3/ 50७ 3 रद | ॥7 ९ 5932 
हि 


७ 
४“ 29 32८4 


(25% (५2 ४७४०)-५३४ 
35802 505 8." ० 5) 5 


हि 


24 28 7] 54 
44720 587५७ 





चलें और ताकेतुम (बहूरी रास्तों से भी) उसका फुज्ल 
(या'नी रिज्कू) तलाश कर सको, और इस लिए कि तुम 
शुक्रगुजार हो जाओ। 


]3. और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ आस्मानों में है और 
जो कुछ जमीन में है, सबको अपनी तरफ से (निजाम के 
तह॒त) मुसख्खुर कर दिया है, बेशक उसमें उन लोगों के 
लिए निशानियां हैं जो गौरो फिक्र करते हैं। 


]4. आप ईमानवालों से फूरमा दीजिए कि वोह उन 

लोगों को नजुर अंदाज कर दें जो अल्लाह के दिनों की 

(आमदकी) उम्मीद और खौफ नहीं रखते ताकि वोह उन 

लोगों को उन (के आ'माल) का पूरा बदला दे दे जो वोह 
कमाया करते थे। 

]5. जिसने कोई नेक अमल किया सो अपनी ही जान के 
(नफे' के) लिए और जिसने बुराई की तो (उसका वबाल 

भी) उसी पर है फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए 

जाओगे। 

]6. और बेशक हमने बनी इसराईल को किताब और 

हुकूमत और नुबुव्वत आता फरमाई, और उन्हें पाकीजा 

चीजों से रिज्कु दिया और हमने उन्हें (उनकेहम जमाना) 

जहानों पर (या'नी उस दौरकी कौमों और तेहजीबों पर) 

'फूजीलत बख्शी | 

]7. और हमने उनको दीन (और नुबुव्वत) के वाजेह 

दलाइल और निशानियां दी हैं मगर उसके बाद उनकेपास 

(बे'सते मुहम्मदी #762 का) इल्म आ चुका उन्होंने 

(उससे) इख्तिलाफ किया महज बाहमी हसदो अदावत के 
बाइस, बेशक आपका रब उनके दरमियान कियामत के 
दिन उस अम्र का फैसला फरमा देगा जिस में वोह 

इख्तिलाफ किया करते थे। 

]8. फिर हमने आपको दीन के खुले रास्ते (शरीअत) 


९2 


3243 


25 "| 


9-५०.) +$०७2%०। 


अत 
४) ९,-4 हे 


24,“ 
+ 


७%९०/० 5&६ 


नर कक 
७८८2६ 4 


्र 


(3 4 


3५ ८७५! गा 4? 
५.3 ८0५ 


/ ++८ 


8४22. १22६ ० 
+ कि 





पर मामूर फूरमा दिया, सो आप उसी राह पर चलते जाए 

और उन लोगों को ख़्वाहिशों को कुबूल न फूरमाइए जिन्हें 

(आपकी और आपकेदीन की अजमतो हक्कानियत का) 

इल्म ही नहीं है। 

]9. बेशक येह लोग अल्लाह की जानिब से (इस्लाम की 

राह में पेश आमदह मुश्किलात के वक्‍तमें वा'दों के 
बावजूद) हरगिज्‌ आपके काम नहीं आएंगे, और बेशक 
जालिम लोग (दुनिया में) एक दूसरे के ही दोस्त और 

मददगार हुआ करते हैं, और अल्लाह परहेजुगारों का दोस्त 

और मददगार है। 

20. येह (कुरआन) लोगों के लिए बसीरतो इब्रत के 

दलाइल हैं और यकीन रखनेवालों केलिए हिदायत और 

रहमत है। 

2. क्‍या वोह लोग जिन्होंने बुराइयां कमा रखी हैं येह 
गुमान करते हैं कि हम उन्हें उन लोगों की मानिन्द कर देंगे 

जो ईमान लाए और नेक आ'माल करते रहे (कि) उनकी 
जिन्दगी और उनकी मौत बराबर हो जाए। जो दा'वा (येह 
कुफ्फार) कर रहे हैं निहायत बुरा है। 


22. और अल्लाहने आस्मानों और जुमीन को हक (पर 
मब्नी हिक्मत) के साथ पैदा फूरमाया और उस लिए के 
हर जान को उसके आ'माल का बदला दिया जाए जो 
उसने कमाए हैं और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। 


23. क्‍या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी 
नफ्सानी ख्वाहिश को मा/बूद बना रखा है और अल्लाहने 


उसे इल्म के बावजूद गुमराह ठेहरा दिया है और उसके 
कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी है और उसकी 
आँख पर परदा डाल दिया है, फिर उसे अल्लाह के बाद 
कौन हिदायत कर सकता है, सो क्या तुम नसीहत कुबूल 
नहीं करते। 


>>) 


की 
प्र 


3 


र् 


् ला #4० १५5६, 5 शा 
65:22: 

4 2८252, / ०० ६ ऐ 4< » 
(४/)3॥5 ५.50 ६०५ 


डी 


१2२ हि 4 


रथ. 





24. और वोह केहते हैं हमारी दुन्यवी जिन्दगी केसिवा 
(और) कुछ नहीं है हम (बस) यहीं मरते और जीते हैं और 
हमें जमाने के (हालातो वाकिआत के) सिवा कोई हलाक 
नहीं करता (गोया खुदा और आखिरत का मुकम्मल 
इन्कार करते हैं) और उन्हें इस (हकीकत) का कुछ भी 
इल्म नही है वोह सिर्फ ख॒यालो गुमान से काम ले रहे हैं। 


25. और जब उन पर हमारी वाजेह आयतें पढ़ कर सुनाई 
जाती हैं तो उसके सिवा उनकी कोई दलील नहीं होती कि 
हमारे बापदादा को (जिन्दा कर के) ले आओ, अगर तुम 
सच्चे हो। 


26. फ्रमा दीजिए : अल्लाह ही तुम्हें जिन्दगी देता है और 

फिर वोही तुम्हें मौत देता है फिर तुम सब को कियामत के 
दिन की तरफ जमा' फरमाएगा जिस में कोई शक नहीं है, 

लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते । 


27. और अल्लाह ही केलिए आस्मानों और जमीन की 
बादशाहत है और जिस दिन कियामत बरपा होगी तब 
(सब) अहले बातिल सख्त खसारे में पड जाएंगे। 


28. और आप देखेंगे (कु फ्फारो मुन्किरीन का) हर 
गिरोह घुटनों के बल गिरा हुआ बैठा होगा, हर फिर्के को 
उस (के आ'माल) की किताब की तरफ बुलाया जाएगा, 
आज तुम्हें उन आ'माल का बदला दिया जाएगा जो तुम 
किया करते थे। 

29, येह हमारा नविश्ता है जो तुम्हारे बारे में सच सच 
बयान करेगा, बेशक हम वोह सब कुछ लिखवा (कर 
मृहफूज कर) लिया करते थे जो तुम करते थे। 


4 


(58॥ 85 ४ > ७४5५ 


शॉॉ, 


॥( ७22 4 9 (हर श््द 
श) ९ (५ श्र आर ++ (का 
) दै. 


५५ 
0 
(9८४५: 
६3 2.४ 8 ४5५ 
005४ 0) +5 44 
6) प्र (५ [626 
0747६ 





30. पस जो लोग ईमान लाए और नेक आ'माल करते रहे 
तो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमा लेगा, 
येही तो वाजेह कामयाबी है। 


3].और जिन लोगों ने कुफ़ किया (उनसे कहा जाएगा :) 
क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ पढ़ कर नहीं सुनाई जाती थीं, 
पस तुमने तकब्बुर किया और तुम मुजरिम लोग थे। 





32, और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वा' दा सच्चा 
है और कियामत (के आने) में कोई शक नहीं है तो तुम 
केहते थे कि हम नहीं जानते कियामत किया है, हम उसे 
वहमो गुमान से सिवा कुछ नहीं समझते और हम 
(उस पर) यकीन करनेवाले नहीं हैं। 


33. और उनके लिए वोह सब बुराइयां जाहिर हो जाएंगी 
जो वोह अंजाम देते थे और वोह (अजाब) उन्हें घेर लेगा 
जिसका वोह मजाक उडाया करते थे। 


34. और (उनसे) कहा जाएगा ४ आज हम तुम्हें भुलाए 
देते हैं जिस तरह तुमने अपने उस दिन की पेशी को भुला 
दिया था और तुम्हारा ठिकाना दोजूख है और तुम्हारे लिए 
कोई भी मददगार न होगा। 


35. येह इस वजह से (है) कि तुमने अल्लाह की आयतों 
को मजाक बना रखा था और दुन्यवी जिन्दगी ने तुम्हें 
धोके में डाल दिया था, सो आज न तो वोह उस (दोजख) 
से निकाले जाएंगे और न उनसे तौबा के जुरीए (अल्लाह 
की) रजा जूई कुबूल की जाएगी। 


36. पस अल्लाह ही के लिए सारी तारीफें हैं जो आस्मानों 


'४2:॥ ४ 
(6४७ ५:७४ 5 


>35 ४252. 4.<4 


(2 ४४ ०% 


। ४४8 32४४ 4 हैक] 
5 08] कक #9/»/ ॥२८. व्ढ। 


(0) ६9,०00 
५0| ०55 ७। 3 |७॥5 
६५४ ८२४ ४०५८) 
25] 220255/5 
(0 5%;-5८-४५७४४ 
हर कक 3 यह कलह हैक" 


६४*- 


छ >> 





<दैः का रब है और जूमीन का मालिक है, सब जहानों का ८ /थुं | ४ कै 
<) | परवरदिगार (भी) है। कर ्् 
37. और आस्मानों और जूमीन में सारी किब्रियाई हल ९ 

(या'नी बड़ाई) उसी केलिए है और वोही बड़ा गालिब 5 अर रै ४ ३ 3८5 ( 2-4 


बडी हिक्मतवाला है। सा हा 
$ 





